निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 222 ) पटना , सोमवार , 12 मार्च 2018 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

7 मार्च 2018 
सं० 15 / ख0 - 24 - 06 / 10( खंड ) 182 ( 15 ) स्वा० — श्री संजय कुमार, भा0 प्र0 से0 , प्रधान सचिव , स्वास्थ्य 
विभाग, बिहार, पटना, को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 of 2006 ) की धारा 30 के प्रावधानो के अन्तर्गत 
तत्कालिक प्रभाव से अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त खाद्य संरक्षा आयुक्त , बिहार के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 222 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


